: 


... 


g 


. 


R 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

26 फाल्गुन, 1936 ( श० ) 
संख्या 165 राँची, मंगलवार 

17 मार्च, 20 15 ( ई०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

___ 16 मार्च, 2015 
संख्या- 1/ पी.- 101 / 2014 का . : 2432-- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, 
झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या- 2244 दिनांक 10 मार्च, 2015 , जिसके द्वारा श्री हर्ष मंगला, भा. प्र. से . 
( झाः2009 ) को अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ परियोजना निदेशक , एस0पी0एम0यू0 (State 
Programme Management Unit), नगर विकास विभाग, झारखण्ड , राँची का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, में 
आंशिक संशोधन करते हुए " एस0पी0एम0यू0 (State Programme Management Unit) " को 
" एस0पी0एम0जी0 (State Programme Management Group) " पढ़ा जाय । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आभा काँशी , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 16 5 – 50 । 


